रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33002199 


REGD . No. D.L.- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


YA 


दिल्ली राजपत्र 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


एस.जी. - डी.एल.- अ .-04062020-219726 

SG- DL- E - 04062020-219726 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 102 ] 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 37 


दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4 , 2020/ ज्येष्ठ 14, 1942 
DELHI, THURSDAY, JUNE 4 , 2020 / JYAISHTHA 14 , 1942 


No. 102 ] 


[ N.C.T.D. No.37 


भाग IV 
PART IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


- 


गृह ( सामान्य ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 3 जून, 2020 
सं . फा . 9 / 200 / 2014 - गृह ( सा .) / 1763-1778 . - दिल्ली कारागार अधिनियम 2000, (2002 का दिल्ली 
अधिनियम 2 ) की धारा ( 2) की उपधारा (1 ) के खण्ड ( आई) एवं ( आर) के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , माननीय मंत्री ( गृह) के अनुमोदन से इस सरकार की दिनांक 23 सितम्बर, 
2016 की अधिसूचना सं. फा . 9 / 23 / 2002 - गृह ( सा.) / 4916–4931 में संशोधन करते हैं , अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना में 
(1) केन्द्रीय जेल सं . 15 ( महिला जेल), मंडोली, दिल्ली कारागार से संबंधित क्रम सं. 5 के लिए तथा केन्द्रीय जेल सं. 16 
( उच्च सुरक्षा जेल ), मंडोली, दिल्ली कारागार से संबंधित क्रम सं. 6 के लिए तथा क्रमशः प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा: 
" 5 . केन्द्रीय जेल सं. 15 ( उच्च सुरक्षा जेल ), मंडोली, दिल्ली कारागार की सीमाः 

( i) उत्तर केन्द्रीय जेल सं . 12 
(ii ) दक्षिण – रोड़ सं. 59 , वजीराबाद रोड़ 
( iii ) पूर्व केन्द्रीय जेल सं. 16, महिला जेल 
(iv ) पश्चिम – जेल परिसर का हॉस्टल ब्लाक 


2377 DG/ 2020 


( 1 ) 


[ PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


2 


6 . 


केन्द्रीय जेल सं. 16 (महिला जेल ), मंडोली, दिल्ली कारागार की सीमाः 
( i ) उत्तर - केन्द्रीय जेल सं. 13 
( ii ) दक्षिण रोड़ सं. 59, वजीराबाद रोड़ 
(iii ) पूर्व प्रशासनिक ब्लाक , मंडोली 
(iv ) पश्चिम - केन्द्रीय जेल सं. 15 ( उच्च सुरक्षा सैल ) " 


2 . 


क्रम सं . 6 के पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा : 
"7. केन्द्रीय जेल सं. 13 पर मंडोली जेल अस्पताल की सीमा : 

(i ) उत्तर बैंक कालोनी, दिल्ली 93 
(ii ) दक्षिण केन्द्रीय जेल सं . 15 एवं 16 
(iii ) पूर्व केन्द्रीय जेल सं . -13 और केन्द्रीय जेल सं. 14 के वार्ड 

(iv ) पश्चिम केन्द्रीय जेल सं . 12 
8. मंडोली जेल मुख्यालय की सीमा : 
(i ) उत्तर 

केन्द्रीय जेल सं . 14 
(ii ) दक्षिण - वजीराबाद रोड 
(iii ) पूर्व मंडोली जेल का आवासीय परिसर 
(iv ) पश्चिम - केन्द्रीय जेल सं . 15 " 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आदेश से 

तथा उनके नाम पर, 


एम . के. अग्रवाल , उप सचिव ( गृह) 


HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 3rd June , 2020 
F.No. 9/ 200/ 2014- Home ( G )/1763-1778.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with 
clauses(i) and (r) of sub -section ( 1) of section (2 ) of the Delhi Prisons Act, 2000 , (Delhi Act 2 of 2002 ), the 
Government of National Capital Territory of Delhi, as per approval of Hon ble Minister (Home) is pleased to amend 
this Government s notification F.No. 9/ 23/2002- Home ( G )/ 4916-4931 dated the 23rd September , 2016, namely: 

Inthe said notification, 
(1 ) for serial No. 5 relating Central Jail No. 15 (Women Prison ), Mandoli of Delhi Prisons and for serial No. 6 relating 
Central Jail No. 16 (High Security Prison ), Mandoli of Delhi Prisons and entries there to respectively, the following 
shall be substituted, namely : 

“ 5. Boundary of Central Jail No. 15 (High Security Prison ),Mandoli of Delhi Prisons: 


(i ) 


North 


Central Jail No. 12 


(ii) South 


Road No. 59 , Wazirabad Road 


( iii ) East Central Jail No. 16 , Women Prison 

(iv ) West - Hostel Block of the jail premises 
6. Boundary of Central Jail No. 16 (Women Prison ),Mandoli of Delhi Prisons: 

(i ) North Central Jail No.- 13 
( ii) South Road No. 59, Wazirabad Road 
( iii) East 

Administrative Block , Mandoli . 
(iv) West Central Jail No. 15 (High Security Cell )" 
after serial No. 6, the following shall be inserted , namely : 
“ 7. Boundary of Mandoli Jail Hospital at Central Jail No. 13: 

( i) North - Bank Colony , Delhi- 93 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


3 


( ii ) South - 


Central Jail No. 15 and 16 


(iii) East 


Wards of Central Jail No.- 13 and Central Jail No. 14 


(iv ) West - 


Central Jail No. 12 


8 . 


Boundary of Mandoli Jails Headquarter : 


( i ) 


North 


Central Jail No.14 


( ii) South 


Wazirabad Road 


(iii ) East 


Residential Complex at Mandoli Prisons . 


( iv ) West 


Central Jail No. 15 " 


By Order and in the Name of the Lieutenant Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 


M.K. AGGARWAL , Dy Secy . (Home ) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. MANOJKUMAR VERMA sa isang sering by MANDIRILMAR VERMA 


